रजिस्ट्री सं डी एल० - 33004 / 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/99 


सयमबजपत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भागा - खण्ड 4 
PART III Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बहस्पतिवार , अगस्त 17, 2000 / प्रावण 26 , 1922 
NEW DELHI, THURSDAY , AUGUST 17 , 2000 /SRAVANA 26 , 1922 


. AP 


. . 


. 


. 


. 


- - 


सं . 116 ] 
No. 1161 


- - . - - . 


आन्ध्रा बैंक 

अधिसूचना 

हैदराबाद, 25 जुलाई, 2000 
सं. 666 / 3 / 11 / 393 . - बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन 
और अंतरण ) अधिनियम , 1980 ( 1980 का 40 ) की धारा 12 की 
उप- धारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए आन्ध्रा बैंक का निदेशक मंडल , भारतीय रिजर्व बैंक के 
परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्वमंजूरी से , एतद्द्वारा निम्नलिखित 
विनियम बनाता है , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : ( 3 ) ये विनियम आन्ध्रा बैंक 
( अधिकारी ) सेवा ( संशोधन ) विनियम, 2000 कहलाएंगे । 

( 4 ) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख 
से लागू होंगे । 
2. आन्ध्रा बैंक ( अधिकारी ) सेवा विनियम, 1982 में विनियम 19 
के उप - विनियम ( 1 ) के स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित उपबंध 
जोड़ा जाएगा : 

" परन्तु जिस अधिकारी कर्मचारी की जन्म तिथि महीने की पहली 
तारीख को है वह सेवा-निवृत्ति की आयु पर पहुंचने पर पूर्ववर्ती 
महीने के अंतिम दिन को अपराहन सेवा -निवृत्त होगा । " 


ANDHRA BANK 

NOTIFICATION 
Hyderabad , the 25th July, 2000 
No . 666/ 3 / A1/ 393. - In exercise of the powers 
conferred by Section 19 read with sub -section (2 ) of 
Section 12 of the Banking Companies ( Acquisition and 
Transfer of Undertakings ) Act, 1980 ( 40 of 1980 ) the 
Board of Directors of Andhra Bank in consultation with 
the Reserve Bank of India and with the previous sanction 
of the Central Government hereby makes the following 
Regulations, namely : 

___ 1 . Short Title and Commencement : ( 3 ) These 
Regulations may be called Andhra Bank (Officers ) 
Service ( Amendment ) Regulations, 2000 . 

(4 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

2 . In the Andhra Bank ( Officers ) Service 
Regulations, 1982 after explanation to sub - regulation ( 1) 
of regulation 19, the following proviso shall be inserted , 
namely : --- 

“ Provided that an officer employee whose date of 
birth is on the first day of a month shall retire from 
service on the afternoon of the last day of the 
preceding month on attaining the age of retirement." 
YOGESHWAR KUMAR , General Manager 

[ Advt /III /IV/223/ 2000/ Exty ] 
Foot Note :-- The amendments carried out earlier in the 
above Regulations were published in the Official Gazette 
as per details given below : 
Notification No. 

Dated 
666/ 3 / A1/1318 

18 - 3 - 1997 


___ योगेश्वर कुमार , महाप्रबंधक 

[ विज्ञापन/ 3/ 4/ 223 / 2000/ असाधारण ] 
पाद टिप्पण : - उपर्युक्त विनियमों में पहले किए गए संशोधन सरकारी 
राजपत्र में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रकाशित किए गए थे : 

अधिसूचना संख्या दिनांक 
666/ 3 / ए1 / 1318 

18 - 3 - 1997 


2252 GI /2000 


- - 


- - 


- 


Printed by the Manager , Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications . IDelhi - 110054 


